निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 581) 


29 वैशाख 1937 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 19 मई 2015 


स्वास्थ्य विभाग 


-dio+ 


अधिसूचना 

13 मई 2015 
सं0 06 / एन0 -13 - 94 / 2010 - 231(6) — बिहार एवं उड़ीसा परिचारिका निबंधन अधिनियम - 1935 के 
धारा - 3(1 ) ( 2 ) में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार परिचारिका निबंधन परिषद का गठन निम्न प्रकार किया जाता 
है: - 

( क ) अधिनियम की धारा - 3( 2 ) a) के आलोक में पदेन सदस्य 
1. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ , बिहार, पटना 

पदेन अध्यक्ष 
2. निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना 

पदेन सदस्य 
अधीक्षक , पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल , पटना 

पदेन सदस्य 
विभागाध्यक्ष सह प्राध्यापक , स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग 
पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना । 

पदेन सदस्य 
5. मातृका, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल , पटना 

पदेन सदस्य 
6. मातृका, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा 

पदेन सदस्य 
( ख ) अधिनियम की धारा - 3( 2 )( b ) के आलोक में सरकार द्वारा नामित सदस्य - 
7 . डा0 बसंत सिंह, गोलघर क्लिनिक , गोलघर पटना 

सदस्य 
8. डा० प्रणव कुमार, 104 गौरीशंकर अपाटमेण्ट फेज - 2, पटना 

सदस्य 
( ग ) अधिनियम की धारा - 3( 2 )(c ) के आलोक में बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद, 

पटना द्वारा नामित सदस्य - 
9. श्रीमती अरूधंती, मातृका, एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर 

सदस्य 
10. संयुक्ता हेम्ब्रम , मातृका , एन0एम0सी0एच0, पटना 

सदस्य 
( घ ) अधिनियम की धारा - 3( 2) ( d ) के आलोक में दो निबंधित मिडवाईफ एवं तीन 

निबंधित नर्सेज निर्वाचित सदस्य 
11. श्रीमती प्रमीला कुमारी, परिचारिका श्रेणी ए निबंधन सं0 - 3671 / 18.02.1999 

सदस्य 
12. श्रीमती रीना रानी, परिचारिका श्रेणी ए निबंधन सं0 - GA0057N/06- 07 - 2009 सदस्य 
13. श्रीमती रेखा कुमारी, ए०एन०एम०, निबंधन सं0 - 6182/ 20 - 11 -1998 

सदस्य 
14. श्रीमती कल्पना सिन्हा, ए०एन०एम०, निबंधन सं0 - 2413-87ARH2681 / 20 - 06 -1995 सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 19 मई 2015 
15 . श्रीमती बिन्दु कुमारी सिंह, ए0एन0एम0, निबंधन सं0- 628 - A/ 22- 07 -1982 

सदस्य 
( च ) अधिनियम की धारा - 3( 2 )( e) के आलोक में सरकार द्वारा नामित सदस्य - 
16. श्रीमती मोनी रानी, पिता - श्री अरविन्द्र प्रसाद , ग्राम - जयरामपुर 

सदस्य 
पो0 + थाना - मुरलीगंज, जिला – मधेपुरा 
17. श्रीमती खुशबू कुमारी, पिता - श्री सुभाष सिंह, ग्राम - कुरकुरी 

सदस्य 
पोo + थाना - फुलवारीशरीफ , जिला - पटना 
___ 18. डॉ0 तकवीम अख्तर, सैदनगर , लहेरियासराय , जिला - दरभंगा 

सदस्य 
2. बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के नामित एवं निर्वाचित सदस्यों की कार्यावधि अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए होगी । 

3. बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के सदस्य बिहार एवं उड़ीसा परिचारिका निबंधन अधिनियम - 1935 में 
निहित प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों का निर्वाहन करेंगे । 

___ 4. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना एवं निबंधक , बिहार परिचारिका निबंधन परिषद क्रमशः इस 
परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे । 

5. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा एवं इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद 
तक संशोधित समझे जाएंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शेखर चन्द्र वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 581 -571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


